निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आश्विन 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1142) पटना, शुक्रवार , 4 अक्तूबर 2019 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

13 सितम्बर 2019 
सं० अ०स०क० - 01 - 23 / 2018 – 159 - श्री जटाशंकर पाण्डेय , बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा (वरीयता 
क्रमांक - 156 / 13 तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सिवान (पदस्थापन की प्रतिक्षा में अल्पसंख्यक 
कल्याण निदेशालय में पदस्थापित ) को विभागीय संकल्प सं० - 1866 दिनांक - 19. 08. 2019 के आलोक में अल्पसंख्यक 
कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बक्सर के पद पर अगले आदेश तक के लिये 
पदस्थापित किया जाता है । 
2. उपर्युक्त पदस्थापन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
___ मो० एस० आई०फैसल , 
विशेश सचिव - सह -निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1142 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


